रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D. L.- 33004/99 


PAN 


॥ 


MERA 


YES 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii) 
PART II — Section 3 – Sub - section (ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , मंगलवार , जनवरी 8 , 2019 / पौष 18 , 1940 
NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 8, 2019/ PAUSHA 18 , 1940 


सं . 125 ] 
No. 125 ] 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 

अधिसूचना 
नई दिल्ली , 7 जनवरी, 2019 


का . आ . 139( अ). केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम , 1956 ( 1956 का 48 ) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1 ) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन 

और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का . आ . 2363 ( अ) दिनांक 8 जून 2018, जो भारत के राजपत्र , असाधारण , 
भाग II, खण्ड 3, उप - खंड (ii ) में प्रकाशित की गई थी , द्वारा कर्नाटक राज्य के चिकमगलूर जिले में NH206 के 
कि . मी . 174 + 000 से कि . मी . 217 + 000 ( तुमकुर - शिमोगा अनुभाग) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण ( चोड़ा करने | चार 
लेन का बनाने , आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का 
अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ; 

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "7 जुलाई 2018 " 
को "विजया कर्नाटक " ( कन्नड़ ) और " डेक्कन हेराल्ड " ( अंग्रेज़ी) दोनों में प्रकाशित किया गया था ; 
और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है; 

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार को अपनी 
रिपोर्ट दे दी है ; 


अतः अब , केन्द्रीय सरकार , सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की 
उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त 
प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ; 


175 GI/ 2019 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii )] 


और अब , केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा ( 2 ) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि 
इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर , उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से 
केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी । 


अनुसूची 
कर्नाटक राज्य के चिकमगलूर जिले में NH206 के कि . मी . 174 + 000 से कि . मी. 217 + 000 ( तुमकुर -शिमोगा अनुभाग) के 

लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संसिप्त विवरण । 


राज्य का नाम: कर्नाटक जिले का नाम: चिकमगलूर 
क्रमिक सर्वेक्षण संख्या || भूमि का प्रकार || भूमि की प्रकृति भूमि का क्षेत्रफल 
संख्या 

( हेक्टेयर में ) 


भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम 


तालुक का नाम: तरिकेरे 
गांव का नाम: बेलेनहल्ली 


| 25/ 2 


निजी 


गार्डन 


0 . 0202 


जयप्रकाश स / ओ मल्लप्पा 
( २५ / २ ) 


गांव का नाम: हरंगपुरा 


122 


सरकारी 


खराब 


ख़राब 


0. 0126 


गवर्नमेंट 
(१२२ ) 


. 


| 123 


निजी 


ड्राई 


0. 0101 


| तन्जाम्मा डी / ओ मुनिस्वामी 
||(१२३ ) 


| गांव का नाम: हा तिममापुरे 


न . स महेंद्र स / ओ बी चंद्रप्पा 


| 15/ 4 


निजी 


वेट 


|| 0.0304 


( १५ / ४ ) 


. 


15 /5 


15/ 5 


निजी 


निजी 


0. 0354 


न . स महेंद्र स / ओ बी चंद्रप्पा 
( १५ / ५ ) 


|| 17 / 2 


17/2 


बसवा स / ओ लेट रुद्रा 
||(१७ / २ ) 


निजी 


वेट 


10 . 0354 


. 


8 / 1 


निजी 


0. 0202 


डी . स अशोक - डी . स श्रीकंतप्पा 
( ८ / १ ) 


गांव का नाम: हिरेकथुरु 


[ भाग II - खण्ड 3 (ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


10/ 1 


निजी 


वेट 


0.0101 


0 . 0101 


|| B.स ओंकरप्पा S / ओ मलेगौडा 
( १० / 1 ) 


गांव का नाम: हुरली हल्ली 


117 


निजी 


|| खरब गोवत 


1. 639 


गवर्नमेंट D. महेश S/ ओ T. स देवराज 
Devaraj, दिव्या W/ ओ D. महेश 
( ११७ ) 
प . सूर्यप्रकेश स / ओ परमेश्वरप्पा 
(९० ) 
श्री डी . शिवकुमार स / ओ देवराज 


10 


90 


निजी 


0 . 8246 


निजी 
निजी 


डाई 
बाई 


0.8246 
0.0101 


निजी 


0.0101 


1218 


|| 18 


निजी 


खरब गोबत 


0.1492 


0 .1492 


गवर्नमेंट , रामप्पा , बागम्मा व / ओ टी र 
रामप्पा , ह ग लक्ष्मीश स / ओ 
गोपाळाप्पा , येल्लप्पा , य देवकुमार स | 
ओ येल्लप्पा , र कन्नन स / ओ रामास्वामी 
बी म गुरुमूर्ति स / ओ बी म मरूलप्पा , 
हुच्चममा डी / ओ लेट मारीशेट्टी , 
कृष्णगौड़ा स / ओ करिगौड़ा , 
महालक्ष्मम्मा डी / ओ लेट मारीशेट्टी , 
हचपपा स / ओ लेट मारीशेट्टी , मंजुनाथ स 
| ओ लेट मारीशेट्टी , वेंकटेश स / ओ लेट 
मारीशेट्टी , वेंकटेश स / ओ लेट मारीशेट्टी , 
कंथराजा स / ओ लेट मारीशेट्टी , टी . म 
शवरान्ना स / ओ माणिक्य , पुत्तारजु स / 
ओ कलशेट्टी , बेट्टप्पाशेट्टी स / ओ 
बसप्पाशेट्टी, जयम्मा स / ओ लेट 
मारीशेट्री . जयम्मा स / ओ लेट मारीशेट्री 
कम्पम्मा डी / ओ लेट मारीशेट्टी , बी म 
गुरुमूर्ति स / ओ बी म मरूलप्पा , राजांना 
स / ओ इरेअह , टी . ह नागराज स / ओ 
हनुमंथप्पा , T. ह यशवंत कुमार स / ओ 
हनुमंथप्पा , जयम्मा व / ओ लेट 
थिम्मैआह, बसवराजु याने राजू स / ओ लेट 
रामप्पा , कृष्णगौड़ा स / ओ करिगौड़ा , 
करिगौड़ा , बसवराज स / ओ चिक्कमादयः , 
मीनाक्षम्मा व / ओ न व् कलसेगौडा , भाग्य 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC . 3 ( ii )] 


डी / ओ न व् कलसेगौडा , हरीश स / ओ न 
व् कलसेगौडा , ललिता डी / ओ न व् 
कलसेगौडा , वसंथाकुमार स / ओ न व् 
कलसेगौडा 
(१८ ) 


1382 


निजी 


ड्राई 


|| सुनादममा व / ओ न स लोकेश 


0.3136 


1498 


निजी 


ड्राई 


0. 2985 


क . सरस्वती व / ओ व् वेदव्यासालु 
(९८ ) 


निजी 


TOK 


16 


43 


खराब 


क . सरस्वती व / ओ वेदव्यासालु , 
199 

||0. 0683 

क > सरसवती व / ओ व् वेदव्यासालु (९९ ) 
गांव का नाम: मलालीचेनेनाहल्ली 

गवर्नमेंट 
सरकारी 

0.0405 

||( ४३ ) 
गांव का नाम: पिरूमेनहल्ली 

रतक नॉट 
11/1E निजी 

वेट ||0. 1265 

( ११ / E ) 

||3.6447 
[ फा . सं . NHAI/4lane TMK-SMG/LA/ Karnataka/ Notif./3a- Corrigendum/ PIU -Shimoga/ NH- 206/3D ] 


कुल 


राजेश गुप्ता , उप सचिव 


MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 7th January , 2019 


S .O . 139 ( E ). — Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and 
Highways , S. O 2363 ( E) dated 8th June . 2018, published inthe Gazette of India, Extraordinary, Part II , Section 3, Sub 
section ( ii ) issued under sub -section ( 1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956 ) (hereinafter 
referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule 
annexed to the said notification for building (widening / four -laning, etc .), maintenance , management and operation of 
NH206 on the stretch of land from Km 174 + 000 to Km 217 + 000 ( Tumkur to Shimoga Section ) of NH - 206 in the district 
of CHIKKAMANGALURU in the State of KARNATAKA 


And whereas the substance of the said notification has been published in “ Vijaya Karantaka” (Kannada ) and 
“ Deccan Herald ” (English ) both dated 7th July 2018 ; under sub -section (3 ) of section 3A of the said Act ; 

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the 
competent Authority; 

And whereas, in pursuance of sub - section (1 ) of section 3D of the said Act, the competent authority has 
submitted its report to the Central Government; 

Now , therefore , upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers 
conferred by the sub -section ( 1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land 
specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose ; 


[ TT II - 


05 3 ( ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


And further, in pursuance of sub -section (2 ) of section 3D of the said Act , the Central Government hereby 
declares that on publication of this notification in the Official Gazette , the land specified in the said Schedule shall vest 
absolutely in the Central Government, free from all encumbrances. 


SCHEDULE 


Brief description of the land to be acquired , with or without structure , falling within in the stretch of land from 
Km . 174 + 000 to 217 + 000 ( Tumkur to Shimoga Section ) of NH206 in the district of CHIKKAMANGALURU in the 

State of KARNATAKA 


State : KARNATAKA 


SI . 


Survey 
Number 


District: CHIKKAMANGALURU 
Type of Land | Nature of Land Area in 

Hectare 


No. 


Name of the Land Owner /Interested 

Person 
Part Survey No . 


Taluk : Tarikere 


Village : Belenahalli 


25 /2 


Private 


Garden 


0 .0202 


Jayaprakash S / o Mallappa 
25 / 2 


Village : H .Rangapura 


122 


Government 


| kharab 


0 .0126 


Government 
122 


123 


Private 


Dry 


0 . 0101 


Tanjamma D / o Muniswamy 
123 


Village: H . Timmapura 


15 /4 


Private 


wet 


0 .0304 


N . C Mahendra S / o B Chandrappa 
15 / 4 
N . C Mahendra S / o B Chandrappa 
15 / 5 


Private 


wet 


0.0354 


Private 


wet 


0 .0354 


Basavaiah S / o Late Rudraiah 
17 / 2 


Private 


Private 


wet 


10.0202 


wet 


D . S Ashok - D . C Sreekantappa 
8 / 1 


Village : Hirekaturu 


wet 


| B . S Omkarappa S /o mallegowda 


wet 


0 .0101 


10/1 
Private 
Village: Huralihalli 


10 / 1 


Private 


Kharb 
Govt/Private 


1 .639 


Government D . Mahesha S /o T. S 
Devaraj, Divya W /o D . Mahesha 
117 
P . Suryaprakesh S / o Parameshwarappa 


Private 


Dry 


0. 8246 


90 


Sri D . Shivakumar S / o Devaraj 


Private 


Dry 


0 .0101 


89 


Private 


Kharb 
Govt /Private 


0 . 1492 


Government , Bagamma W / OTR 
Ramappa , H G Lakshmish S / o 
Gopalappa , Y Devakumar S / o 
Yallappa ,R Kannan S / o Ramaswamy , 
BM Gurumurthy S / o BM Marulappa , 
Hucchamma D / o Late Marishetty , 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC . 3 ( ii )] 


Krishnagowda S / o Karigowda , 
Mahalakshmamma D / o Late marishetty 
, Huchappa S / o Late Marishetty , 
Manjunatha S / o Late Marishetty , 
Venkatesha S / o Late Marishetty , 
Venkatesha S / o Late Marishetty , 
Kantharaja S / o Late Marishetty , T . m 
Shavaranna S / o Manikya , Puttaraju S / 
o Kalashetty , Bettappashetty S / o 
Basappashetty , Jayamma S / o Late 
Marishetty , Jayamma S / o Late 
Marishetty , Kempamma D / o Late 
Marishetty , B M Gurumurthy S / oBM 
Marulappa , Rajanna S /o Eraiah , T . H 
Nagaraj S / o Hanumanthappa , T. H 
Yashwanth Kumar S / o Hanumanthappa 
, Jayamma W I o Late Thimmaaiah , 
Basavaraju Yane Raju S / o Late 
Ramappa , Krishnagowda S /o 
Karigowda , Basavaraja S /o 
Chikkamadaiah , Meenakshamma W lo 
N V Kalasegowda , Bhagya D lo NV 
Kalasegowda , Harisha S / N V 
Kalasegowda , Lalitha D / NV 
Kalasegowda , Vasanthakumar S / N V 
Kalasegowda 
18 


Sunadamma W / oN C Lokesh 


Private 


0.3136 


82 


Private 


0 .2985 


K . Saraswathi W / 0 V Vedavyasalu 
98 


K . Saraswathi W / 0 Vedavyasalu , 
K > Sarasawathi W lo V . Vedavyasalu 


Private 


0.0683 


Village : Malali Chennenahalli 


Government 


kharab 


0.0405 


Government 
43 


Village : Pirumenahalli 


Wet 


( 11 / 1E 


11/16 


Private 


Private 


0 . 1265 


RTC not Available 
11 / E 


Govt/Private 


TOTAL 


3 .6447 


[ F. No. NHAI/4lane TMK-SMG/ LA/ Karnataka/ Notifi/3a- Corrigendum/ PIU -Shimoga/ NH -206/3D] 

RAJESH GUPTA , Dy. Secy . 


Uploaded by Dte. of Printing atGovernment of India Press, Ring Road , Mayapuri , New Delhi- 110064 
and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 

Digitally signed by 

MANOJ KUMAR VERMA 
VERMA 

Date: 2019.01.11 
19:15 :15 + 05 30 


IN 


